सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 वैशाख , 1938 ( श०) 


संख्या 315 राँची , शुक्रवार, 


13 मई, 20 16 ( ई० 


विधि विभाग । 

. . . . . . . . . . 

अधिसूचना 
10 मई, 2016 


संख्या- सूको विधि -40 / 2 0 10 - 10 / जे०.. विधि विभाग, झारखंड, रांची के अधिसूचना संख्या सू०को विधि 
40/ 2 0 10 - 57 / जे० दिनांक 7 अक्टूबर , 2 0 15 मे आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा- 0 5( 1) एवं 19 (i) के अंतर्गत विधि विभाग, झारखंड , रांची के 
लिये श्री सचीन्द्र नाथ सिन्हा, अवर सचिव सह उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को जन सूचना 
पदाधिकारी घोषित किया जाता है । 
2 . एतद द्वारा इससे सम्बन्धित पूर्व मे निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाये | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

दिनेश कुमार सिह , 
प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 15 – 50 | 


